निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


17 आषाढ़ 1937 ( श० ) 
पटना , बुधवार , 8 जुलाई 2015 


( सं0 पटना 778) 


बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद 


अधिसूचना 

1 अप्रील 2015 
सं0 18 — बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद के अधीक्षक पद पर नियुक्ति हेतु " द टाईम्स ऑफ इंडिया " में 
दिनांक 17.09.2014 को विज्ञापन प्रकाशित कराया गया था । इसके आलोक में जिन उम्मीदवारों का आवेदन - पत्र प्राप्त 
हुआ था , उन्हें दिनांक - 06.01. 2015 को आयोजित साक्षात्कार में बुलाया गया । साक्षात्कार में उपस्थित उम्मीदवारों के 
व्यक्तिगत साक्षात्कार, विचार -विमर्श, योग्यता एवं अनुभव को देखते हुए चयन समिति द्वारा क्रमानुसार (1) श्री राजेश 
कुमार श्रीवास्तव, अ0 प्रा0 जिला न्यायाधीश ( प्रिसिंपल जज), बक्सर एवं ( 2) श्री अच्युतानन्द उपाध्याय, अ0 प्रा0 अपर 
जिला एवं सत्र न्यायाधीश दो नामों के पैनल की अनुशंसा की गयी । चयन समिति की उक्त अनुशंसा को बिहार राज्य 
धार्मिक न्यास पर्षद की बैठक दिनांक 16.01 .2015 में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया और क्रमांक - एक पर उल्लिखित श्री 
राजेश कुमार श्रीवास्तव, जो अवकाश प्राप्त न्यायिक सेवा के उपस्थित पदाधिकारियों में वरीयतम थे, को अधीक्षक के पद 
पर नियुक्त करने का सर्वसम्मत निर्णय लिया गया । साथ ही पर्षदीय पत्रांक - 1374, दिनांक 17.01. 2015 द्वारा सचिव, 

इस पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त कर संसूचित करने का अनुरोध किया गया । विधि विभागीय 
पत्रांक 2279 / जे0 दिनांक 31 . 03 . 2015 द्वारा बिहार हिन्दू धार्मिक न्यास अधिनियम की धारा 23 के अधीन श्री राजेश 
कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश (प्रिसिंपल जज), बक्सर को पर्षद की अनुशंसा के आलोक में पर्षद के 
अधीक्षक पद पर नियुक्ति का अनुमोदन प्राप्त हुआ है । 

अतः पर्षद की बैठक दिनांक 16. 01. 2015 में सर्वसम्मत निर्णय तथा राज्य सरकार के उपर्युक्त अनुमोदन के 
आलोक में श्री राजेश कुमार श्रीवास्तव , सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश (प्रिसिंपल जज ), बक्सर को पर्षद में धार्मिक न्यासों 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 8 जुलाई 2015 
के अधीक्षक के पद पर अगले पाँच वर्ष या उनकी उम्र 65 वर्ष होने तक , जो पहले हो उस अवधि के लिए नियुक्त 
किया जाता है । 

आदेश से , 
किशोर कुणाल , 


अध्यक्ष । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 778 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette.bih. nic.in 


